सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 291 राँची, मंगलवार , 


2 अप्रैल , 2019 ( ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


संकल्प 
29 मार्च, 2019 


, 


, 


संख्या-5 / आरोप- 1-80/ 2017 का .-1514 ( HRMS ) -- श्री कुन्दन भगत , झा ०प्र ० से० ( चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर , धनबाद के विरूद्ध ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3252 , दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित 
कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) में लक्ष्य के विरूद्ध 
शत -प्रतिशत निबंधन, Geo Tag एवं स्वीकृत लाभुकों का FTO Sign में कतिपय विलंब तथा मनरेगा 
योजना में Delay Payment, मानव दिवस सृजन, परिसम्पत्ति सृजन, लंबित योजना को बंद करने, 
जॉब कार्ड सत्यापन, डोभा निर्माण लक्ष्य के अनुरूप नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -8210, दिनांक 19.07.2017 द्वारा श्री भगत से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी , जिसके अनुपालन में पत्रांक-1141, दिनांक 16.08.2017 द्वारा अपना 
स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 

श्री भगत के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10715, दिनांक 17.10.2017 द्वारा ग्रामीण 
विकास विभाग , झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई । उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड के पत्रांक -670 , दिनांक 12.02.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री 
भगत के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 2 अप्रैल , 2019 
अतः समीक्षोपरांत ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते 

हुए श्री 

कुन्दन 
भगत, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर , धनबाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को 
स्वीकार करते 

मुक्त 

किया जाता है । 


, 


हुए इन्हें आरोप 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


Sr 
No. 


G.P.F.No. 


1 


2 


3 


1 


KUNDAN BHAGAT 


JHK/JAS/ 204 


श्री कुन्दन भगत, झा ० प्र ० से ० ( चतुर्थ ‘सीमित’ बैच , गृह जिला 
गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर , धनबाद 
को आरोप मुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान, 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 291 -- 50 


